शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 3 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 17 जनवरी 2020 - पौष 27 , शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं . 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं . 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर, दिनांक 19 दिसम्बर 2019 


क्रमांक ई - 1-19/2019/ एक / 2. - भारतीय प्रशासनिक सेवा 2011 बैच के निम्नांकित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की 
सेवा पूर्ण किये जाने फलस्वरूप दिनांक 01.01.2020 से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान Pay Matrix Level-12 में अस्थाई रूप से 
आगामी आदेश पर्यन्त , स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है एवं उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम क्रमांक -4 में पदस्थ किया जाता है 


स.क्र . 


वर्तमान पदस्थापना 


नवीन पदस्थापना 


अधिकारी का नाम एवं 

आवंटन वर्ष 
( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


कलेक्टर, 


श्री नीलेश 

कुमार महादेव 
क्षीरसागर . 


जशपुर 


कलेक्टर, 


जशपुर 


83 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2020 . 


84 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


2 . 


श्री चंदन कुमार 


कलेक्टर , सुकमा 


कलेक्टर, सुकमा 


3 . 


श्री भूरे सर्वेश्वर नरेन्द्र 


कलेक्टर, मुंगेली 


कलेक्टर, मुंगेली 


4 . 


श्री भोस्कर विलास संदीपान 


उप सचिव, वन विभाग एवं उप सचिव , 
आवास एवं पर्यावरण विभाग का अतिरक्त 
प्रभार. 


संयुक्त सचिव, वन विभाग एवं संयुक्त सचिव , 
आवास एवं पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार . 


5 . 


श्री दीपक सोनी 


कलेक्टर, 


सूरजपुर 


कलेक्टर, सूरजपुर 


6 . 


श्री संजीव कुमार झा 


कलेक्टर , बलरामपुर - रामानुजगंज 


कलेक्टर, बलरामपुर - रामानुजगंज 


7 . 


श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला 


उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास 
विभाग तथा संचालक , पंचायत का 
अतिरिक्त प्रभार. 


संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 
तथा संचालक , पंचायत का अतिरिक्त प्रभार. 


8 . 


श्री जन्मेजय महोबे 


आयुक्त सह संचालक, महिला एवं बाल 
विकास. 


आयुक्त सह संचालक , महिला एवं बाल विकास 


9 . 


श्री रिमिजियुस एक्का 


उप सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास 
विभाग. 


संयुक्त सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 


10 . 


श्री जीवन किशोर ध्रुव 


अपर कलेक्टर , कबीरधाम 


अपर कलेक्टर , कबीरधाम 


3 . 


उपरोक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ) इस शर्त के अधीन स्वीकृत 
किया जाता है कि वे भविष्य में मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में अनिवार्यतः भाग लेंगे. 


܀ 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रीता शांडिल्य , सचिव . 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 दिसम्बर 2019 


क्रमांक ई -1-01/ 2019/ एक -2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. सी . देवासेनापति , भा.प्र.से. ( 2007 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , 
छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी ( चिप्स ), रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार पदेन विशेष सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को 
अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का अतिरिक्त प्रभार 
सौंपता है. 


2 . 


श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. ( 2015 ), उप सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश 
पर्यन्त उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020 


85 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 दिसम्बर 2019 


क्रमांक ई - 1-01/ 2019/ एक - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रभात मलिक, भा.प्र.से. ( 2015 ), संचालक , संस्थागत वित्त तथा 
अतिरिक्त प्रभार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को केवल अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त 
करते हुए 

चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी , चिप्स का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमलप्रीत सिंह , सचिव. 


वाणिज्यिक कर विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 नवम्बर 2019 


क्रमांक एफ 6-4/ 2018/ वाक /पांच. - राज्य शासन एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित राज्य कर संयुक्त आयुक्त को , 
जिनकी पदोन्नति राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 6-4/2018/ वाक /पांच, दिनांक 25-11-2019 द्वारा राज्य कर अपर आयुक्त के पद पर की 
गई है, उन्हें नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है 


- 


.. 


अ.क्र . 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


( 1 ) 


1 . 


श्रीमती कल्पना तिवारी 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त , रायपुर संभाग 
क्रमांक -1, रायपुर. 


राज्य कर अपर आयुक्त , कार्यालय आयुक्त 
राज्य कर, मुख्यालय , नवा रायपुर. 


2 . 


श्री तोरण लाल ध्रुव 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त , बिलासपुर संभाग 
क्रमांक -2, बिलासपुर. 


राज्य कर अपर आयुक्त , कार्यालय आयुक्त 
राज्य कर , मुख्यालय, नवा रायपुर. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 नवम्बर 2019 


क्रमांक एफ 6-6/2018/वाक/ पांच. - राज्य शासन एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित राज्य कर उपायुक्त को, जिनकी 
पदोन्नति राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 6-6/2018/ वाक /पांच, दिनांक 25-11-2019 द्वारा राज्य कर संयुक्त आयुक्त के पद पर की गई है , 
उन्हें नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के समक्ष कॉलम -4 में दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है : 


अ . क्र . 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


( 1 ) 


1 . 


श्रीमती सोनल के . मिश्रा 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त , रायपुर संभाग 


राज्य कर उपायुक्त , रायपुर संभाग क्रमांक -1 
रायपुर. 


क्रमांक -1, रायपुर. 


2 . 


श्री गोपाल वर्मा 


राज्य कर उपायुक्त , राज्य कर मुख्यालय, नवा 
रायपुर . 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय आयुक्त 
राज्य कर, मुख्यालय , नवा रायपुर . 


3 . 


श्रीमती याचना ताम्ब्रे 


राज्य कर उपायुक्त , बिलासपुर संभाग 
क्रमांक -1, बिलासपुर. 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्रवर्तन ) बिलासपुर. 


86 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


4 . 


श्री सुनील चौधरी 


राज्य कर उपायुक्त , राज्य कर मुख्यालय , 
नवा रायपुर. 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त , बिलासपुर संभाग 
क्रमांक -2 बिलासपुर. 


5 . 


श्री दीपक गिरी 


राज्य कर उपायुक्त , राज्य कर मुख्यालय, 
नवा रायपुर 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त , कार्यालय आयुक्त 
राज्य कर मुख्यालय, नवा रायपुर . 


6 . 


श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा 


राज्य कर उपायुक्त , दुर्ग संभाग , दुर्ग 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील ) बिलासपुर. 


7 . 


सुश्री लता जलहरे ( त्यागी ) 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्रवर्तन ), रायपुर. 


राज्य कर उपायुक्त , राज्य कर मुख्यालय , 
नवा रायपुर. 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 6 दिसम्बर 2019 


क्रमांक एफ 6-5/2018/ वाक/ पांच. - राज्य शासन एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य कर 
सहायक आयुक्त के पद से राज्य कर उपायुक्त के पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 ( वेतन बैंड रुपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन 
रुपये 6600 ) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए उन्हें , नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के समक्ष कॉलम -4 में दर्शाये 
स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है : 


स . क्र . 
( 1 ) 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


1 . 


श्री रोशन सिंह 


कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त , 


राज्य कर उपायुक्त , कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य 
कर संभाग क्रमांक - एक , रायपुर . 


रायपुर. वृत्त - आठ 


2 . 


श्री नितिन कुमार गर्ग 


कार्यालय, राज्य कर सहायक आयुक्त , 


राज्य कर उपायुक्त , कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य 
कर संभाग क्रमांक - एक , रायपुर. 


रायपुर - वृत्त - तीन . 


3 . 


श्री आलोक कुमार सिंह 


कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त , 
कोरबा वृत्त - एक . 


राज्य कर उपायुक्त , कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य 
कर संभाग क्रमांक - दो , बिलासपुर. 


4 . 


श्री सुमित कुमार महोबिया 


कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
संभाग दो - रायपुर . 


राज्य कर उपायुक्त , जगदलपुर, कार्यालय संयुक्त 
आयुक्त राज्य कर संभाग क्रमांक - दो , रायपुर . 


5 . 


कु . श्वेता यादव 


कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त , 
कोरबा वृत्त - दो. 


राज्य कर उपायुक्त , कोरबा, कार्यालय संयुक्त आयुक्त 
राज्य कर , संभाग क्रमांक - दो बिलासपुर . 


6 . 


श्रीमती वर्षा गजपाल 


कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त , 
राजनांदगांव वृत्त. 


राज्य कर उपायुक्त , कार्यालय संयुक्त आयुक्त , राज्य 
कर , संभाग दुर्ग. 


7 . 


श्री रामनरेश चौहान 


कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त , 


राज्य कर उपायुक्त , कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य 


धमतरी वृत्त. 


संभाग दुर्ग. 


8 . 


डॉ . कमल नायक 


कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त , 


राज्य कर उपायुक्त , कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य 
कर संभाग क्रमांक - दो , रायपुर . 


रायपुर वृत्त - नौ 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020 


87 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


9 . 


श्री महेन्द्र प्रताप सिंह तिवारी 


कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त , 
राजनांदगांव वृत्त 


राज्य कर उपायुक्त , कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य 
कर संभाग क्रमांक - एक , बिलासपुर. 


10 . 


श्री तरूण कुमार किरण 


कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त , 
दुर्ग वृत्त - तीन. 


राज्य कर उपायुक्त , कार्यालय आयुक्त राज्य कर 
मुख्यालय , नवा रायपुर. 


2 . 


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में “ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ( पदोन्नति ) नियम 2003 ” तथा छ.ग. शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-1/2019/ 1-3 दिनांक 30.10.2019 द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन 
किया गया है . 


3 . 


उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी. 


4 . अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति / पदस्थापना के फलस्वरूप, कार्य एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण 
से निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम-3 में दर्शाए गये स्थान से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम -4 में 
दर्शाये गये स्थान पर अस्थाई रूप से , आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है : 


स . क्र . 


वर्तमान पदस्थापना 


नवीन पदस्थापना 


अधिकारी का नाम एवं 

पदनाम 
( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


श्रीमती भावना अली, राज्य 
कर उपायुक्त . 


कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य कर , 
संभाग क्रमांक- दो , बिलासपुर. 


राज्य कर उपायुक्त , कार्यालय आयुक्त राज्य कर 
मुख्यालय , नवा रायपुर. 


2 . 


श्रीमती सोनिया नायक , राज्य 
कर उपायुक्त . 


राज्य कर उपायुक्त, कोरबा, कार्यालय 
संयुक्त आयुक्त राज्य कर, संभाग 
क्रमांक - दो , बिलासपुर . 


राज्य कर उपायुक्त , कार्यालय आयुक्त राज्य कर 
मुख्यालय, नवा रायपुर . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मरियानुस तिग्गा , अवर सचिव, 


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 15 नवम्बर 2019 


क्रमांक एफ - 19-12/2019/25-2.- छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम-1996 के धारा -3 के उपधारा-2 में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग में नाम निर्दिष्ट करता है : 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


सदस्य 


श्री महेन्द्र छाबड़ा, तत्यापारा, गजानंद मंदिर के बाजू, रायपुर 
श्री हफीज कुरैशी, अधिवक्ता एवं पार्षद , राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव 
श्री अनिल जैन , शांति रेसिडेंसी, गंगा डायगनोस्टिक के पास, आम्रपाली सोसायटी , 
रायपुर जिला - रायपुर 


3 . 


सदस्य 


2 . 


इनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये होगा. 


88 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 13 जनवरी 2020 


क्रमांक एफ 19-02/ 2012 /25-2. - राज्य शासन , एतद्द्वारा , छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम 2002 के नियम 9 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री सैय्यद सैफुद्दीन, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी, रायपुर के द्वारा नियम 16 के अंतर्गत समिति के अध्यक्ष 
पद से दिया गया त्यागपत्र , दिनांक 04-01-2020 से स्वीकार करता है . 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जनवरी 2020 


क्रमांक एफ 19-02 /2012/ 25-2. - राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम 2002 के नियम 12 ( 03 ) के परंतुक 
के तहत दिनांक 04-01-2020 को आहूत समिति की बैठक में बहुमत से पारित निर्णय अनुसार श्री मोहम्मद असलम खान , सदस्य छत्तीसगढ़ 
राज्य हज कमेटी को नियम 18 ( 01 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नियम 18 ( 02 ) के प्रावधानानुसार कार्यकाल की शेष अवधि 
के लिये छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का अध्यक्ष घोषित करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम . एम. मिंज , संयुक्त सचिव. 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 19 दिसम्बर 2019 


क्रमांक एफ 20-3/2009/ 25-2. - विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 मार्च 2019 एवं अधिसूचना दिनांक 18.09.2019 के 
द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित 
जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम 1995 यथासंशोधन नियम 2018, के नियम 16 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति का 
पुनर्गठन किया गया है. 


2 . 


राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नांकित नव निर्वाचित माननीय विधायकों को नामांकित करता है : 


सरल क्रमांक 


माननीय सांसद का नाम 


समिति में पद 


48. 


सदस्य 


श्री राजमन बेंजाम, माननीय विधायक , चित्रकोट 
श्रीमती देवती कर्मा, माननीय विधायक, दंतेवाड़ा 


49. 


सदस्य 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

डी . डी . कुंजाम , संयुक्त सचिव . 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 मई 2019 


क्रमांक एफ 15-165/ 2015 / 25-1. - डॉ . एस . जहीरूद्दीन ( मूल पद पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ ) वर्तमान में मुख्य कार्यपालन 
अधिकारी , छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड , रायपुर में वक्फ अधिनियम, 1965 की धारा 23 में दिये प्रावधान अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है. 


2 . वक्फ अधिनियम यथा संशोधित 2013 की धारा 23 के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. एस. जहीरूद्दीन , मुख्य कार्यपालन 
अधिकारी , छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड , रायपुर को उप सचिव के समकक्ष वेतनमान प्राप्त होने के कारण दिनांक 09 अगस्त, 2018 से उप सचिव 
के समकक्ष घोषित करता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020 


89 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 दिसम्बर 2019 


त्रुटि संशोधन 


क्रमांक एफ 19-12/2019/25-2. - विभागीय समसंख्यक दिनांक 15.11.2019 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के 
अधिनियम -1996 की धारा -3, उपधारा-2 के तहत छ.ग. राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष/ सदस्य नाम निर्दिष्ट किये है . 


2 . 


उक्त जारी आदेश में त्रुटिवश सरल क्र. 02 में निर्दिष्ट सदस्य श्री हफीज कुरैशी, नाम अंकित हो गया था , इसके स्थान पर श्री हफीज 
खान , पढ़ा जावे. 


3 . 


शेष आदेश यथावत रहेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

राजीव अहिरे , अवर सचिव. 


श्रम विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 8 जनवरी 2020 


क्रमांक एफ 8-1/2015/ 16.- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ - 54-5/ तीन ( दो )/न.पा./अव.कार.श्रमिक/ 
2019/3552, दिनांक 28-12-2019 में उल्लेखित छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 54-24/ तीन ( दो )/न.पा./2019/ 
3460 , दिनांक 25-12-2019 के अनुसार नगर पंचायत दोरनापाल के वार्ड क्रमांक -14 के पार्षद पद के प्रत्यादिष्ट निर्वाचन को संपन्न कराने के 
लिए दिनांक 21-01-2020 (मंगलवार ) को मतदान होगा तथा दिनांक 23-01-2020 को मतगणना कराया जाएगा. 


2 . 


अतः राज्य शासन एतद्द्वारा कारखाना अधिनियम , 1946 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम -1958 के अंतर्गत आने वाले 
कारखानों / स्थापनाओं में कार्यरत उक्त मतदान केन्द्र के श्रमिक / कर्मचारी मतदाताओं को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 21-01-2020 ( मंगलवार ) 
को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है . 


3 . ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं , वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का 
अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं , उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी - बारी से मतदान करने 
की सुविधा दी जाये. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 जनवरी 2020 


मांक एफ 8-1/ 2015/ 16.- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ - 52-12/ तीन ( एक ) -18/पंचा./निर्वा./ कार.अव./ 
2019/3469, दिनांक 26-12-2019 में उल्लेखित छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ - 37-01/तीन ( एक ) -3 / पंचा. 
निर्वा./ समय अनुसूची/ 2019 /3412, दिनांक 23-12-2019 के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243- ट सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत 
राज अधिनियम 1993 की धारा 42 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा राज्य के संलग्न परिशिष्ट - एक में दर्शाये गये जिलों के जिला पंचायत सदस्य , जनपद पंचायत सदस्य , 
सरपंचों तथा पंचों के आम निर्वाचन हेतु छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार प्रथम चरण दिनांक 28-01 
2020 ( मंगलवार), द्वितीय चरण दिनांक 31-01-2020 ( शुक्रवार ) एवं तृतीय चरण दिनांक 03-02-2020 ( सोमवार ) को मतदान कराया 
जाएगा . 


2 . अतः राज्य शासन एतद्द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम -1958 के अंतर्गत आने वाले 
कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/ कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् प्रथम चरण दिनांक 28-01-2020 ( मंगलवार ), द्वितीय चरण 
दिनांक 31-01-2020 ( शुक्रवार ) एवं तृतीय चरण दिनांक 03-02-2020 ( सोमवार ) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है . 


90 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


3 . 


ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं , वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का 
अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं , उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी - बारी से मतदान करने 
की सुविधा दी जाये. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एफ . केरकेट्टा, अवर सचिव. 


परिशिष्ट - एक 


छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग 
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2019-20 


मतदानः जिलेवार एवं चरणवार खण्डों की सूची 


जिला 


प्रथम चरण 


क्र . 


क्र . 
( 1 ) 


क्र . 
( 3 ) 


क्र . 
( 5 ) 


द्वितीय चरण 

( 6 ) 


तृतीय चरण 

( 8 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 7 ) 


1 . 


बिलासपुर 


1 . 


1 . 


1 . 


कोटा 


बिल्हा 
मस्तूरी 


2 . 


2 . 


मरवाही 
पेण्ड्रारोड 
पेंड्रा 


2 . 


तखतपुर 


3 . 


2 . 


मुंगेली 


1 . 


मुंगेली 


1 . 


पथरिया 


1 . 


लोरमी 


3 . 


जांजगीर - चांपा 


1 . 


1 . 


1 . 


डभरा 
जैजैपुर 
नवागढ़ 


2 . 


सक्ती 
मालखरौदा 


बलौदा 
बम्हनीडीह 
पामगढ़ 


2 . 


2 . 


3 . 


3 . 


3 . 


अकलतरा 


4 . 


कोरबा 


1 . 


कोरबा 


1 . 


पोड़ी - उपरोड़ा 


1 . 


कटघोरा 
पाली 


2 . 


करतला 


2 . 


5 . 


रायगढ़ 


1 . 


1 . 


1 . 


सारंगढ़ 
बरमकेला 


2 . 


2 . 


2 . 


रायगढ़ 
घरघोड़ा 
धरमजयगढ़ 
तमनार 


लैलूंगा 
पुसौर 
खरसिया 


3 . 


3 . 


4 . 


6 . 


सूरजपुर 


1 . 


1 . 


1 . 


सूरजपुर 
भैयाथान 


रामानुजनगर 
प्रेमनगर 


प्रतापपुर 
ओड़गी 


2 . 


2 . 


2 . 


7 . 


बलरामपुर 


1 . 


1 . 


बलरामपुर 


1 . 


कुसमी 
राजपुर 
शंकरगढ़ 


रामचंद्रपुर 
वाड्रफनगर 


2 . 


2 . 


3 . 


8 . 


सरगुजा 


1 . 


1 . 


1 . 


अम्बिकापुर 
लखनपुर 
उदयपुर 


सीतापुर 
मैनपाट 


लुण्ड्रा 
बतौली 


2 . 


2 . 


2 . 


3 . 


9 . 


कोरिया 


1 . 


1 . 


बैकुण्ठपुर 
सोनहत 


भरतपुर 


1 . 


मनेन्द्रगढ़ 
खड़गवां 


2 . 


2 . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020 


91 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


10 . 


जशपुर 


1 . 


1 . 


1 . 


मनोरा 
बगीचा 


कुनकुरी 
दुलदुला 


2 . 


2 . 


2 . 


फरसाबहार 
कांसाबेल 
पत्थलगांव 


3 . 


जशपुर 


3 . 


11 . 


रायपुर 


1 . 


आरंग 


1 . 


धरसींवा 
तिल्दा 


2 . 


अभनपुर 


2 . 


12. 


बलौदाबाजार 


1 . 


1 . 


सिमगा 


कसडोल 
बिलाईगढ़ 


2 . 


2 . 


।।।। 


3 . 


भाटापारा 
पलारी 
बलौदाबाजार 


4 . 


13. 


गरियाबंद 


1 . 


1 . 


छुरा 


1 . 


गरियाबंद 
मैनपुर 


फिंगेश्वर 
देवभोग 


2 . 


2 . 


14. 


महासमुन्द 


1 . 


पिथौरा 


1 . 


महासमुन्द 
बागबाहरा 


2 . 


2 . 


बसना 
सरायपाली 


3 . 


15 . 


धमतरी 


1 . 


धमतरी 


1 . 


मगरलोड 


1 . 


नगरी 


2 . 


कुरूद 


16. 


बेमेतरा 


1 . 


बेमेतरा 


1 . 


साजा 
बेरला 


2 . 


नवागढ़ 


2 . 


17 . 


दुर्ग 


1 . 


दुर्ग 


1 . 


पाटन 


1 . 


धमधा 


18. 


बालोद 


1 . 


1 . 


1 . 


बालोद 


डौंडीलोहारा 
डौंडी 


गुण्डरदेही 
गुरूर 


2 . 


2 . 


19 . 


राजनांदगांव 


1 . 


1 . 


1 . 


अम्बागढ़ - चौकी 


2 . 


राजनांदगांव 
खैरागढ़ 
छुईखदान 


डोंगरगढ़ 
छुरिया 
डोंगरगांव 


2 . 


2. 
3. 


मोहला 


3 . 


3 . 


मानपुर 


20 . 


कबीरधाम 


1 . 


कवर्धा 


1 . 


बोड़ला 
पण्डरिया 


2 . 


सहसपुर - लोहारा 


2 . 


21 . 


कोण्डागांव 


1 . 


कोण्डागांव 


1 . 


1 . 


फरसगांव 
माकड़ी 


केशकाल 
बड़ेराजपुर 


2 . 


2 . 


22. 


बस्तर 


1 . 


1 . 


1 . 


बास्तानार 


जगदलपुर 
दरभा 


बस्तर 
लोहाण्डीगुड़ा 


2 . 


2 . 


2 . 


बकावण्ड 
तोकापाल 


3 . 


23. 


नारायणपुर 


1 . 


नारायणपुर 


1 . 


ओरछा 


92 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


24. 


उ. ब. कांकेर 


1 . 


कांकेर 


1 . 


1 . 


भानुप्रतापपुर 
दुर्गुकोन्दल 


अन्तागढ़ 
कोयलीबेड़ा 


2 . 


चारामा 


2 . 


2 . 


3 . 


नरहरपुर 


25 . 


द. ब. दन्तेवाड़ा 


1 . 


1 . 


कटेकल्याण 


1 . 


कुंआकोण्डा 


दंतेवाड़ा 
गीदम 


2 . 


26. 


सुकमा 


1 . 


सुकमा 


1 . 


छिंदगढ़ 


1 . 


कोन्टा 


27 . 


बीजापुर 


1 . 


बीजापुर 


1 . 


भोपालपट्नम 


1 . 


भैरमगढ़ 


2 . 


योग 


57 


36 


53 


गृह ( पुलिस) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 30 मई 2019 


क्रमांक एफ 7-03/ 2014/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय यादव , ( भापुसे 2004 ), पुलिस उप महानिरीक्षक , 
पुलिस मुख्यालय , छ.ग., रायपुर को दिनांक 31 मई 2019 से 14 जून 2019 ( कुल 15 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता 
है . साथ ही 15 , 16 एवं 17 जून 2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री अजय यादव आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक , पुलिस मुख्यालय, छ.ग. रायपुर के पद पर पुनः 


पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश काल में श्री यादव को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5 . 


श्री अजय यादव, ( भापुसे -2004 ), पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, छ.ग., रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस उप 
महानिरीक्षक , पुलिस मुख्यालय, छ.ग. रायपुर का चालू प्रभार श्री अमरेश कुमार मिश्र, भा.पु.से. पुलिस उप महानिरीक्षक , गुप्तावार्ता, पुलिस 
मुख्यालय, छ.ग. रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ - साथ सौंपा जाता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 दिसम्बर 2019 


क्रमांक एफ 1-06 /2018/ दो - गृह/ भापुसे ( पार्ट ).- राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ संवर्ग के निम्नांकित परिवीक्षाधीन भारतीय 
पुलिस सेवा अधिकारियों को पुलिस अकादमी, हैदराबाद द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020 


93 


सम्मुख कालम 4 में दर्शित जिले में दिनांक 23-12-2019 से दिनांक 23-05-2020 तक पदस्थ करता है 


क्र . 
( 1 ) 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


बैच 
( 3 ) 


व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु जिले का नाम 

( 4 ) 


1 . 


2018 


2 . 


2018 


श्री आंजनेय वाय, भापुसे परिवीक्षाधीन 
श्रीमती अंकिता शर्मा, भापुसे परिवीक्षाधीन 
श्री चव्हान किरण गंगाराम, भापुसे परिवीक्षाधीन 
श्री येदुवेल्ली अक्षय कुमार, भापुसे परिवीक्षाधीन 


महासमुंद 
बलौदाबाजार 
बिलासपुर 
बालोद 


3 . 


2018 


4 . 


2018 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 दिसम्बर 2019 


क्रमांक एफ 07-08/ 2016/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री ओ. पी . पाल ( भापुसे -2003 ), पुलिस उप महानिरीक्षक , 
प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर को दिनांक 16-12-2019 से 20-12-2019 तक ( कुल 05 दिवस ) का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया 
जाता है. साथ ही दिनांक 14, 15, 21, एवं 22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी . पाल , आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक , प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के 
पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश काल में श्री पाल को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाल ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


5 . 


श्री ओ. पी. पाल ( भापुसे -2003 ), पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में 
उनका प्रभार श्री आर. एन. दाश, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक , प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ 
साथ सौंपा जाता है . 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 3 जनवरी 2020 


क्रमांक एफ7-03 /2016/ दो - गृह / भापुसे . राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मोहित गर्ग ( भापुसे 2013), पुलिस अधीक्षक , जिला नारायणपुर, 
छ.ग. को दिनांक 11 नवम्बर 2019 से 15 नवम्बर 2019 ( कुल 05 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश ( Ex India Leave ) स्वीकृति प्रदान 
की जाती है . साथ ही दिनांक 09, 10, 16 एवं 17 नवम्बर 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती 
है . 


अवकाश से लौटने पर श्री गर्ग ( भापुसे ) आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ 


, 


2 . 
होंगे. 


3 . अवकाश काल में श्री गर्ग ( भापुसे ) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5 . 


श्री मोहित गर्ग ( भापुसे -2013 ), पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला 
नारायणपुर , छ.ग. का चालू प्रभार श्री सुजीत कुमार ( भापुसे ), पुलिस अधीक्षक, जिला कोण्डागांव, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ - साथ 
सौंपा जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी . पी . कौशल, अवर सचिव. 


94 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


गृह ( सामान्य ) विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 दिसम्बर 2019 


क्रमांक एफ 16-1/2016/विविध/ गृह - दो . - राज्य शासन एतद्द्वारा 1 नवम्बर 2019 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर “ छत्तीसगढ़ 
शौर्य पदक नियम 2017 ” के तहत निम्नांकित पुलिस कार्मिकों को वर्ष 2019 के लिए “ छत्तीसगढ़ शौर्य पदक ” प्रदान किया जाता है 


1 . 


2 . 


सहायक उप निरीक्षक , श्री सुरेश कश्यप, जिला दंतेवाड़ा. 
प्रधान आरक्षक श्री ताती मुकेश, जिला दंतेवाड़ा. 
उप निरीक्षक स्व . श्री युगल किशोर वर्मा ( मरणोपरान्त ), जिला- राजनांदगांव. 
आरक्षक -962 स्व . श्री कृषलाल साहू ( मरणोपरान्त ), जिला - राजनांदगांव. 


3. 


4 . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मुकुंद गजभिये, उप - सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 2 दिसम्बर 2019 


, 


क्रमांक/22224/ भू - अर्जन /17 अ 82/ 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 के द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


प्राधिकृत अधिकारी 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


करतला 


6.79 


खुटाकुड़ा 
प.ह.नं. 39 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बोराईनाला व्यपवर्तन 
संभाग , कोरबा. 

योजना के नहर निर्माण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020 


95 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 

एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -रतनपुर - कोटा 

लोरमी मार्ग लम्बाई 50.20 कि.मी. का उन्नयन एवं पुननिर्माण 
हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


बिलासपुर , दिनांक 19 दिसम्बर 2019 


बिलासपुर , दिनांक 19 दिसम्बर 2019 


क्रमांक 78 / अ -82/ 2017-18. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम , 2013 कहा 
जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


क्रमांक 79 / अ-82/2017-18. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा 
जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला -बिलासपुर 
( ख ) तहसील - कोटा 
( ग ) नगर/ ग्राम - कोटा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.812 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला-बिलासपुर 
( ख ) तहसील - कोटा 
( ग ) नगर/ ग्राम - चंगोरी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


खसरा नम्बर 


753/2 , 753/1 


0.166 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


752 


0.138 


( 1 ) 


751 


0.162 


750/1 


0.081 


783/3 


0.028 


749/1 


0.364 


783/1 


0.032 


747/1 


0.121 


योग 


747/2 


0.040 


2 


0.060 


744/1 


0.154 


732/1, 732/2 


0.081 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - रतनपुर - कोटा 

लोरमी मार्ग लम्बाई 50.20 कि.मी. का उन्नयन एवं पुननिर्माण 
हेतु. 


728 


0.162 


727/1, 722/2 


0.113 


772 


0.040 


722/1 


0.020 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


654 


0.168 


योग 


17 


1.812 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव , 


96 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2020 


[ भाग 1 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला - मुंगेली ( छत्तीसगढ़ ) 


मुंगेली, दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


क्रमांक /7412/ व.लि./ 2019.- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग - दो अनुक्रमांक -4 के नियम 8 एवं छत्तीसगढ़ शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/1999/1/ 4 दिनांक 30-03-1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. 
सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, कलेक्टर जिला मुंगेली ( छ.ग. ) वर्ष 2020 हेतु मुंगेली जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों/दिनों के समक्ष अंकित पर्व/त्यौहार 
के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं : 


क्रमांक पर्व/ त्यौहार का नाम 
( 1 ) 

( 2 ) 


तिथि/ माह 

( 3 ) 


दिन 
( 4 ) 


रिमार्क 
( 5 ) 


1 . 


2 . 


पितृमोक्ष 
महानवमी ( दशहरा ) 
भाईदूज 


17 सितम्बर 2020 
24 अक्टूबर 2020 
16 नवम्बर 2020 


गुरूवार 
शनिवार 
सोमवार 


सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये 
सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये 
सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये 


3 . 


डॉ . सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, 

कलेक्टर. 


कार्यालय कलेक्टर जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) 


दुर्ग, दिनांक 19 दिसम्बर 2019 


क्रमांक / 12737/ वि.लि.प्र./ 2019. - सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के नियम -8 के एवं छ.ग. शासन , सामान्य 
प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2 / 1999 /1/ 4 दिनांक 30-03-1999 के तहत दुर्ग जिले हेतु कैलेण्डर वर्ष 2020 के लिए निम्नानुसार 
स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है : 


क्रमांक 
( 1 ) 


अवकाश का विवरण 

( 2 ) 


दिन 
( 3 ) 


दिनांक 
( 4 ) 


1 . 


गणेश चतुर्थी 


22-08-2020 


2 . 


शनिवार 
शनिवार 
सोमवार 


दशहरा ( महाअष्टमी ) 
भाईदूज 


24-10-2020 


3 . 


16-11-2020 


यह अवकाश कोषालय/ उप कोषालय एवं बैंकों के लिए लागू नहीं होगा. 


हस्ता./ 
डिप्टी कलेक्टर. 


11 1 ] 


ETTİH TG 75145 , farlich 17 a 2020 


97 


उच्च न्यायालय के आदेश 


और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 2nd July 2019 


No. 738 /Confdl./2019 / II - 2-1/2019. — The following Members of Higher Judicial Service , as specified in 
Column No. (2 ) of the table below , are transferred from the place shown in Column No. ( 3) to the place shown in 
Column No. (4 ) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6 ) from the date they assume charge of 
their office ( s) and ; 


The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the 
Sessions Division mentioned in Column No. (5 ) from the date they assume charge of their office (s) : 


TABLE 


From 


To 


Posted as 


Si. 
No. 
( 1 ) 


Name & presently 
posted as 

( 2 ) 


Sessions 
Division 

(5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


1 . 


Pratappur 


Khairagarh 


Rajnandgaon 


Shri Shyam Lal Nawratana 
Additional District and 
Sessions Judge . 


Additional District and 
Sessions Judge. 


2 . 


Bilaspur 


Bilaspur 


Shri Sanjeev Kumar Tamak , 
Additional District and 
Sessions Judge . 


Bhanu 
pratappur 


III Additional District 
and Sessions Judge . 


3 . 


Surajpur 


Surajpur 


Shri Mohan Prasad Gupta , 
II Additional District and 
Sessions Judge. 


Manendra 
garh 


I Additional District 
and Sessions Judge . 


4 . 


Raipur 


Pratappur 


Surajpur 


Shri Gopal Krishna Neelam , 
Registrar, Chhattisgarh 
Arbitration Tribunal. 


Additional District and 
Sessions Judge. 


5 . 


Dantewara 


Shri Vinod Kumar Dewangan 
II Addl. Judge to the Court 
of Additional District and 
Sessions Judge. 


Ramanuj 
ganj 


Dakshin Bastar I Additional District 
(Dantewara ) and Sessions Judge . 


6 . 


Shri Prabodh Toppo , Presiding 
Officer, Wakf Tribunal. 


Raipur 


Kanker 


Uttar Bastar 
(Kanker) 


I Additional District 
and Sessions Judge . 


7 . 


Dongargarh Bhanu 

pratappur 


Uttar Basrar 
(Kanker ) 


Smt. Sangeeta Naveen Tiwari, 
Addl. Judge to the Court of 
I Additional District and 
Sessions Judge . 


AdditionalDistrict and 
Sessions Judge. 


8 . 


Gariaband 


Durg 


Durg 


Smt. Madhu Tiwari, Additional 
District & Sessions Judge . 


Additional District 
and Sessions Judge 
( F.T.C.). 


9 . 


Jagdalpur 


Jashpur 


Jashpur 


Ku . Sunita Sahu , III Additional 
District & Sessions Judge . 


Additional District and 
Sessions Judge. 


98 


ETTİRY" 1549, farlic 17 22 2020 


[ T 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


10 . 


Bilaspur 


Kawardha 


Smt. Swarnalata Toppo, 
III Additional District & 
Sessions Judge . 


Kabirdham 
(Kawardha ) 


Additional District and 
Sessions Judge . 


11. 


Bilaspur 


Durg 


Durg 


Dr. Mamta Shukla , Additional 
Ragistrar (Judicial), High Court 
of Chhattisgarh . 


III Additional District 
and Sessions Judge . 


12 . 


Raipur 


Raigarh 


Raigarh 


Shri Davender Kumar, III 
Additional District and 
Sessions Judge . 


II Additional Disrtict 
and Sessions Judge. 


13 . 


Durg 


Raipur 


Raipur 


Smt. Shobhna Koshta , III 
Additional District & Sessions 
Judge . 


II Additional District 
and Sessions Judge . 


14 . 


Balod 


Kanker 


Shri Vijay Kumar Minj, I 
Additional District & Sessions 
Judge . 


Uttar Bastar 
(Kanker) 


II Additional District 
and Sessions Judge. 


15 . 


Bilaspur 


Raigarh 


Raigarh 


Shri Vivek Kumar Tiwari ( Sr. ), 
Member- Secretary , Chhattisgarh 
State Legal Services Authority . 


III Additional District 
and Sessions Judge . 


16 . 


Dantewara 


Balod 


Balod 


I Additional District 
and Sessions Judge . 


Shri Manoj Kumar Singh Thakur, 
Additional District and Sessions 
Judge of the Special Court for 
trial of Naxalite Cases . 


17 . 


Raipur 


Raigarh 


Raigarh 


VII Additional District 
and Sessions Judge . 


Shri Chandra Kumar Kashyap , 
IV Additional Judge to the 
Court of I Additional District 
& Sessions Judge. 


18 . 


Dantewara 


Raipur 


Raipur 


Smt. Pratibha Verma, Additional 
District & Sessions Judge 
( F.T.C.). 


III Additional District 
and Sessions Judge . 


19 . 


Bilaspur 


Kawardha 


Shri Venseslas Toppo , Addl. 
Registrar (Classification ), High 
Court of Chhattisgarh . 


Kabirdham 
(Kawardha ) 


Additional District 
and Sessions Judge 
( F.T.C.). 


20 . 


Bilaspur 


Ambikapur 


Shri Jaideep Garg, IX Additional 
District and Sessions Judge. 


Surguja 
(Ambikapur ) 


I Additional District 
and Sessions Judge . 


By order of the High Court, 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General. 


